निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


21 फाल्गुन 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 417 ) पटना , मंगलवार , 12 मार्च 2019 


बिहार विधान सभा सचिवालय 


अधिसूचना 

5 दिसम्बर 2018 
सं० 2स्था० - 125/18- 6105/वि०स० — श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह , वरीय प्रतिवेदक , बिहार विधान सभा सचिवालय , जो 
वेतन स्तर- 12 में वेतन पाते हैं , को बिहार राज्य सरकारी सेवक एल०टी०सी० नियमावली, 1986 तथा इस संबंध में वित्त 
विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत पत्रांक - 4252 , दिनांक 22. 06. 2000 की कंडिका - 20 एवं संकल्प सं०- 8043, दिनांक 
11. 10. 17 की कंडिका G के अन्तर्गत ब्लॉक वर्ष 2014- 2017 में एल०टी०सी० सुविधा के तहत दिनांक 08.12. 2018 से 
15. 12. 2018 तक पटना से चेन्नई एवं चेन्नई से पटना की यात्रा के लिए दिनांक - 10. 12. 2018 से 14. 12. 2018 को 
आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति के साथ दिनांक 08. 12. 2018 से 09.12. 2018 एवं दिनांक 15.12. 2018 को सार्वजनिक 
अवकाश उपभोग करने की अनुमति दी जाती है । 


अध्यक्ष , बिहार विधान सभा के आदेश से , 
विमलेन्दु भूषण ठाकुर , 

अवर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 417-571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


